रजिस्ट्री सं० डी० एल - 33004/99 


REGD . NO . D. L.- 33004/99 


भारतका राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


: 


- 


- 


सं . 202 ] 
No. 202] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , फरवरी 25 , 2005 /फाल्गुन 6, 1926 
NEW DELHI , FRIDAY , FEBRUARY 25 , 2005 /PHALGUNA6, 1926 


कृषि मंत्रालय 
( कृषि और सहकारिता विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2005 


का . आ . 263( अ) . - केन्द्रीय सरकार, नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2 ) 
की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पादप करतीन ( भारत में 
आयात का विनियमन) आदेश, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है , 
अर्थात् : 
1 . (1 ) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पादप करतीन (भारत में आयात का विनियम) ( दूसरा संशोधन ) 
आदेश, 2005 है । 

( 2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की समाप्ति पर तत्काल प्रवृत्त होगा । 
2. पादप करतीन (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 के साथ संलग्न अनुसूची में ,- - 

(i) क्रम संख्या 19 के सामने, स्तंभ (4) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि 
रखी जाएगी, अर्थात् : 

“निम्नलिखित से मुक्त : 
( क) फ्यूजेरियमी म्लानी (फ्यूजेरियम ऑक्सीस्योरम एफ . स्पे. कुकुमेरियम ) 
( ख ) काली चित्ती (फोमोप्सिस स्कलेरोटोइड्स ) 
( ग) सेप्टोरिया लीफ स्पाट ( सेप्टोरिया कुकुरबिटेरम ) 


638 G / 2005 


(1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - - SEC. 3( i)] 


( घ) कुकुम्बर सीड - बोर्न वाइरस अर्थात् लीफ स्पाट 
( ङ) वर्टीसिलियम एल्बो - एट्रम 

( च) स्क्वैश मोसैयिक वाइरस ।" 
( ii ) क्रम सं0 22 के सामने स्तंभ ( 2 ) में " अंगूर " प्रविष्टि के सामने स्तंभ ( 3 ) में प्रयुक्त, 
( क ) विद्यमान मदों “(i) चीन , (ii ) फ्रांस, (iii) ईरान , ( iv ) इटली, ( v) न्यूजीलैंड, ( vi ) 

दक्षिण अफ्रीका और ( vii ) संयुक्त राज्य अमेरिका ( यू.एस. ए.) " को मद “( i) फ्रांस , 
(ii ) ईरान, ( iii ) इटली, ( iv ) चीन, (v ) न्यूजीलैंड ( vi ) दक्षिण अफ्रीका और 

( vii ) संयुक्त राज्य अमेरिका (यू. एस. ए) " के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ; 
( ख ) प्रविष्टि " (ii ) फ्रांस " के अधीन, मद ( ड) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की 

जाएगी, अर्थात् : 

" ( च) लोबेसिया बोट्राना ( अंगूर बदरी कीड़ा) "; 
( ग) प्रविष्टि “(iii ) ईरान " के अधीन, मद (क ) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की 

जाएगी, अर्थात् : 

“ ( ख) लोबेसिया बोट्राना ( अंगूर बदरी कीड़ा) "; 
( घ ) प्रविष्टि "(iv) इटली " के अधीन, मद ( छ) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की 

जाएगी, अर्थात् : 

" ( ज ) लोबेसिया बोट्राना ( अंगूर बदरी कीड़ा) "; 
( iii ) क्रम संख्या 25 के सामने स्तंभ ( 4 ) में , -- 

( क ) मद " ( झ ) मक्का वाइरसेस " के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् : 
“ ( झ) माइकोसफरेल्ला जी - मायडिस । "; 
( ख) प्रविष्टि ( झ) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् : 
"( ञ) बोलडेरिया एंट्रोपोगोलस 
( ट) पेंटोइया एग्लोमेरन्स 
(ठ ) स्युडोमोनस फुसकेविजिन 
( ड) स्युडोमोनस सायरिंगे पीवी. कोरोनोफेसियन्स 

( ढ) मेज क्लोरोटिक ड्वार्फ मैक्लोवाइरस । "; 
(iv ) क्रम संख्या 31 के सामने स्तंभ ( 4) में मद ( ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएंगी, 
अर्थात् : 

" ( ख) काली मिर्च वाइरस अर्थात् माइल्ड मोजेक, माइल्ड मोटल 
( ग) पेरोरोसपोरा हायोसियामी स्पे . टाबासीना 


... 


- 


- 


. 


[ भाग 1 - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


( घ) टमाटर रिंग स्पौट वाइरस 

( ङ) टमाटर काली रिंग वाइरस । " 
( v) क्रम संख्या 39 के सामने स्तंभ ( 5) गुठलीदार फल ( उपभोग के लिए ताजे फल) से संबंधित 
प्रविष्टि ( iii ) के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् : 


" ( क ) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मेडीटेरेनियन फूट फ्लाई ( सेरेटाइरटिस कैपीटाटा ) 
और चेरी फ्रुट फ्लाई ( अगोलेटिस स्पे ) के लिए नाशक जीव मुक्त क्षेत्र की स्थिति ; 


( ख ) चेरी फ्रूट फ्लाई और मेडीटेरेनियन फ्रूट फ्लाई के विरूद्ध 21° सेल्सियस पर दो घंटे के 
लिए एमबी फ्युमिगेशन 2ग्राम / एमबी की दर पर या एनएपी पर उससे अधिक या उसके समतुल्य ; 


(ग) 10 दिन के लिए 0°सेल्सियस या उससे कम पर ; 11 दिन के लिए 0. 55° सेल्सियस 
या उससे कम पर ; 12 दिन के लिए 1. 1° सेल्सियस या उससे कम पर पोतावरण से पूर्व 
शीतोपचार तथा परिवहन के दौरान चेरी फ्रूट फ्लाई और मेडीटेरेनियन फ्रूट फ्लाई के विरूद्ध 
शीतलीकरण " 


( vi ) क्रम संख्या 43 के सामने स्तंभ ( 4 ) में मद संख्या ( घ ) के पश्चात् निम्नलिखित मदें 
अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् : 

" ( ङ) पेरोनोस्पोरा हायोसियामी स्पे .टाबासीना 
( च ) फोमा एंडीजेना 
( छ) वर्टिसिलियम एल्बो- एट्रम 
( ज ) क्लेवीबेक्टर मिथीजेनेसिस स्पे . सेपोडोनिकस 
( झ ) पेपिनो मोजेक वाइरस 
( ञ ) टमाटर स्पर्मी वाइरस 
(ट) टमाटर काली रिंग वाइरस 
(ठ) टमाटर बुसी स्टंट वाइरस 

( ड) टमाटर रिंग स्पोट वाइरस "; 
( vii ) क्रम संख्या 44 के सामने स्तंभ ( 4) में स्तंभ ( 3) में वर्णित बोने के लिए बीज से संबंधित मद 
(i) के सामने मद ( घ) के पश्चात् निम्नलिखित मदें अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् : 

" (ङ) वर्टिसिलियम एल्बो- एट्रम 
( च) स्क्वायस मोजेक वायरस !" 


- 


सार 
) 


( 
ix 
) 
क्रम 
संख्या 
341 
और 
उससे 
संबंधित 
प्रविष्टियों 
के 
पश्चात् 
निम्नलिखित 
क्रम 
संख्याएं 
और 
प्रविष्टियां 
अंतःस्थापित 
की 
जाएंगी 
, 
अर्थात् 
: 
क्रम 
सं 
. 
पादप 
की 
जातियां 
पादप 
सामग्री 
उद्भव 
का 
देश 

पदप 
स्वच्छता 
प्रमाण 
पत्र 
में 
सम्मिलित 
आयात 
की 
विशिष्ट 
शर्ते काप्रवर्ग 

की 
जाने 
वाली 
अपेक्षित 
अतिरिक्त 

घोषणाएं (3). 

(5) "342.एफेलेन्द्रास्क्वैरोसा 
प्रवर्धन 
के 
संयुक्त 
राज्य 
अमेरिका 
| 
फिटोनेमस 
पालीडस 
( 
स्ट्राबेरी 
माइट 
) 
| 
45 
दिन 
की 
अवधि 
के 
लिए 
प्रवेश 
पश्चात् 
लिए 
बीज 

करतीन 
रोपण 
343 
. 
बंदगोभी 
, 
फुलगोभी 
, 
| 
( 
i 
) 
बोने 
के 
( 
i 
) 
नीदरलैंड 
, 
फ्रांस 
, 
चीन 
| 
निम्नलिखित 
से 
मुक्त 
: 

मृदा 
और 
करंतीन 
खरपतवार 
के 
बीजों 
से 
| 
कोलरबी 
, 
ब्रुसेल्स 
, 
| 
लिए 
बीज 
गणराज्य 
, 
कोरिया 
, 

( 
क 
) 
लेप्टोसफेरिया 
मैक्यूलेन्स 
( 
कृष्ण 

मुक्त 
। 
स्प्राउट्स 
, 
ब्रोकोली 
, 
नोल 
, 

डीपीआर 
कोरिया 
आर 
ओ 
खोल 
. 
चायनीज 
बंदगोभी 

के 
, 
थाईलैंड 
, 
जापान 
, 
और 
अन्य 
कोल 
फसलें 

संयुक्त 
राज्य 
अमेरिका 
, 
( 
ख 
) 
स्यूडोमोनस 
विरिडिफ्लावा 
( 
टमाटर 
( 
ब्रासीका 
स्पे 
. 
) 

ताइवान 
, 
आस्ट्रेलिया 
, 
| 
की 
जीवाणु 
पर्णशीणता 
) 
न्युजीलैंड 

( 
ग 
) 
स्यूडोमोनस 
साइरिंगेइ 
पीवी 
, 
मैकूलिकोला 
( 
जीवाणु 
पर्णधब्बे 
) 
( 
घ 
) 
एक्सान्योमोनस 
कैंपेस्ट्रीज 
पी 
. 
वी 
. 

कैंपस्ट्रीज 
( 
कृष्णं 
विगलस 
) 
( 
ii 
) 
डेनमार्क 
कोई 
नहीं 

मृदा 
और 
करतीन 
खरपतवार 
के 
बीजों 
से 
( 
iii 
) 
इटली 
1 
344 
. 
फरबुड 
( 
i 
) 
छाल 
| 
( 
i 
) 
यूरोप 
( 
पुर्तगाल 
को 
निम्नलिखित 
से 
मुक्त 
: 

21 
सेंटीग्रेड 
पर 
या 
उससे 
अधिक 
या 
उसके 
वल्क 
( 
एबीज 
स्पे 
. 
) 

समतुल्य 
तापमान 
पर24 
घंटे 
के 
लिए 
48 
सहित 
छोड़कर 
) 

( 
क 
) 
इप्स 
टाइपोग्राफस 
( 
स्यूस 
बार्क 
काष्ठ 

ग्रा 
. 
प्रति 
क्यूबिक 
मीटर 
पर 
मिथाइल 
ब्रोमाइड 
बीटल 
) 

के 
साथ 
घूमन 
या 
भारत 
सरकार 
के 
पादप 
( 
ख 
) 
पिटीपोजेनेस 
कालकोग्राफस 
( 
बार्क 
| 
संरक्षण 
सलाह 
द्वारा 
अनुमोदित 
कोई 
अन्य 
बीटल 
, 

छह 
विकृति 
कारण 
) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


मुक्त। 


उपचार 
। 


Part II — Sec . 3 (ü )] 


....--~~.................----... 


[ भाग 


(ii) वल्क 


छाल|(i)उत्तरीअफ्रीका रहित 


- खण्ड 3 (ii ) ] 


काष्ठ 


63842/ 2-005 - - 


- " 


( 
ग 
) 
टामीकस 
पिनीपेरडा 
( 
बीटल 
, 
पाइन 
) 
निम्नलिखित 
से 
मुक्त 
: 

21सेंटीग्रेड 
परऔर 
उससे 
अधिकया 
उसके 

|समतुल्यतापमानपर24घंटेकेलिए48 
( 
क 
) 
डेन्ड्रोक्टोनस 
रूफीपेनिस 
( 
स्यूस 
| 

ग्रा 
. 
प्रतिक्यूबिक 
मीटरपर 
मिथाइलब्रोमाइड बटल) 

|केसाथघूमनयातीसमिनटकेलिए56° 
( 
ख 
) 
आयोरिसिट्रिया 
एबीटी 
वोरेला 
( 
फर 
| 
सें 
. 
ग्रे 
. 
( 
कोर 
तापमान 
) 
पर 
ताप 
उपचार 
या 
कोनवाम 
) 

भारत 
सरकारके 
पादप 
संरक्षण 
सलाहद्वारा (ग)ड्रायोकोइटसकनफ्यसस(पश्चिमी|अनुमोदितकोईअन्यउपचार|उपचार 
बालसम 
बार्क 
बीटल 
) 

उद्भवके/पुनःनिर्यातकेदेशमेंजारीकिए 

गए 
पादपं 
स्वच्छता 
प्रमाणपत्र 
पर 
पृष्ठांकित 
( 
घ 
) 
पिटयोक्टीनेस 
स्पार्सस 
( 
बालसम 
फर 
किया 
जाना 
चाहिए 
। 
बार्क 
बीटल 
) 
( 
क 
) 
पोलिग्राफस 
रूफीपेनिस 
( 
फोरआइड सूसबार्कबीटल) 
( 
E 
) 
टॉमीकस 
पिनिपेरडा 
( 
बीटल 
, 
पाइन 
) 
( 
छ 
) 
बरसाफेन्चस 
क्साइलोफीलस 
( 
पाइनबुड 
नेमाटोड 
) 
निम्नलिखित 
से 
मुक्त 
: 

( 
i 
) 
सेराटाइटिस 
केपिटाटा( 
मेडिटेरानियन 
( 
क 
) 
एस्पीडाइओटस 
नेरी 
( 
औकूबा 
फूट 

|फूटफ्लाई)केलिएअंतरराष्ट्रीयमानकोंके 

अनुसारनाशकजीव-मुक्तक्षेत्रकीस्थिति, 
स्केल 
) 
( 
ख 
) 
सेराटाइटिस 
केपिटाटा 

(ii)21°सें.ग्रे.याउससेअधिकयाउसके 
( 
मेडीटेरनियन 
फ्रूट 
फ्लाई 
) 

बराबरतापमानपरसाढ़ेतीनघंटेकेलिए 
(ग 
) 
स्यूडोमोनस 
सिरिंगेइ 
पो 
. 
वी 
. 
याम 
/एम 
कीदर 
पर 
एम 
बीघमन 
या 
. 
एवटीनिडाइ 
( 
कीवी 
फल 
के 
जीवाणु 

(iii)13दिनकेलिए0°सें.ग्रे.याउससे कमपर;14दिनकेलिए0.55°सें.ग्रे. 


- 


. - 


- 


. . . .. .. .... 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


.. . - . 


- 


| 
345 
. 


कीवी 
( 
एक्टीनीडिया 
( 
i 
) 
उपभोग 
| 
( 
i 
) 
इटली 
चाइनेंसिस 
और 
ए 
. 
के 
फल 
डेलिसिओसा 
) 


या 


कैंकर 
) 


- 


- 


346 
. 


। 


( 
घ 
) 
स्यूडोमोनस 
वारिडीफ्लावा 
( 
टमाटर 
| 
या 
कम 
पर 
; 
18 
दिन 
के 
लिए 
1 
. 
1° 
सें 
. 
ग्रे 
| 
की 
जीवाणु 
पर्णशीर्णता 
( 
यू 
. 
एस 
. 
ए 
) 
या 
कम 
पर 
पोत 
पर 
लदान 
से 
पूर्व 
शीत 

उपचार 
तथा 
अभिवहन 
में 
मेडिटेरानियन 
फ्रूट 

फ्लाई 
के 
विरूद्ध 
प्रशीतन 
। 
| 
( 
ii 
) 
ईरान 
निम्नलिखित 
से 
मुक्त 
: 

कोई 
नहीं 
( 
क 
) 
एपीडाइओटस 
नेरी 
( 
औकूबा 
स्केल 
) 
( 
ख 
) 
स्यूडोमोनस 
विरिडीफ्लावा 
( 
टमाटर 

की 
जीवाणु 
पर्णशीणता 
( 
यू 
. 
एस 
. 
ए 
) 
कुसुंभ 
( 
कास्थामस 
( 
i 
) 
बोने 
के 
( 
i 
) 
जर्मनी 

स्यूडोमोनस 
विरिडीफ्लावा 
( 
टमाटर 
की 
( 
i 
) 
कृषि 
और 
सहकारिता 
विभाग 
के 
पूर्व 
टिंक्टोरियस 
) 
लिए 
बीज 

जीवाणु 
पर्णशीणता 
( 
यूएसए 
) 
) 

अनुमोदन 
के 
अधीन 
रहते 
हुए 
आयात 
की 
अनुमति 
है 
। 
( 
ii 
) 
मृदा 
और 
करतीन 
खरपतवार 
बीजों 
से 

मुक्त। 
( 
ii 
) 
उपभोग 
| 
( 
ii 
) 
आस्ट्रेलिया 
, 
मैक्सिको 
कोई 
नहीं 

निर्यात 
से 
पूर्व 
उद्भव 
के 
देश 
में 
बीज 
का 
के 
लिए 
अन्न 
और 
अर्जेंटाइना 

निर्जीवीकरण 
और 
पादप 
स्वच्छता 
प्रमाणपत्र 
( 
बीज 
) 

पर 
पृष्ठांकित 
किए 
जाने 
वाले 
उपचार 
की 

विशिष्टियां 
। 
विलो 
( 
सैलिक्स 
स्पे 
. 
) 
छाल 
वल्क 
|यूरोप 

निम्नलिखित 
से 
मुक्त 
: 

( 
i 
) 
21 
सेंटीग्रेड 
और 
उससे 
अधिक 
या 
के 
साथ 
काष्ठ 
( 
क 
) 
सपेरडा 
कारचेरिअस 
( 
ग्रेटर 
पापुलर 

उसके 
समतुल्य 
पर 
24 
घंटे 
के 
लिए 
48 
के 
लट्ठे 
लौंगहान 
) 

ग्रा 
. 
प्रति 
क्यूबिक 
मीटर 
पर 
मिथाइल 
ब्रोमाइड 

के 
साथ 
घूमन 
या 
तीस 
मिनट 
के 
लिए 
56° 
( 
ख 
) 
सपेरला 
पापुलनिआ 
( 
पापुलर 
बोरर 
) 
| 
सें 
. 
ग्रे 
. 
पर 
ताप 
उपचार 
या 
भारत 
सरकार 
के 
( 
ग 
)ज्यूजेरा 
पाइरिना(वुड 
लिओवर्ड 
पादप 
संरक्षणसलाहकार 
द्वारा 
अनुमोदित 
मोथ 
) 

कोई 
अन्य 
उपचार 
! 
उपचार 
उद्भव 
/ 
पुनः 
निर्यात 
के 
देश 
में 
जारी 
पादप 
स्वच्छता 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


347 
. 


- 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


प्रमाणपत्र 
पर 
पृष्ठांकित 
किया 
जाना 
चाहिए 
। 
( 
ii 
) 
करतीन 
खरपतवार 
बीजों 
से 
मुक्त 
। 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


- 


[फा.सं.8-5/2004-पीपी.आई(पीटी)] 

आशीष 
बहुगुणा 
, 
संयुक्त 
सचिव 


टिप्पण 
: 
पादप 
करतीन 
( 
भारत 
में 
आयांत 
का 
विनियमन 
) 
आदेश 
, 
2003 
भारत 
के 
राजपत्र 
में 
का 
. 
आ 
. 
1322 
( 
अ 
) 
तारीख 
18 
नवम्बर 
, 
2003 
के 
तहत 
प्रकाशित 
हुआ 
था 
और 
तत्पश्चात् 
उसमें 
का 
. 
आ 
. 
167 
( 
अ 
) 
तारीख 
6 
. 
2 
. 
2004 
, 
का 
. 
आ 
. 
427 
( 
अ 
) 
तारीख 
29 
. 
3 
. 
2004 
और 
का 
. 
आ 
. 
644 
( 
अ 
) 
तारीख 
31 
. 
5 
. 
2004 
द्वारा 
संशोधन 
किए 
गए 
थे 
। 


- 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRYOFAGRICULTURE (DepartmentofAgricultureandCooperation) 

NOTIFICATION New 
Delhi,the25thFebruary,2005 


S. 
O.263 
(E) 
. 
Inexercise 
of 
thepowers 
conferredbysub- 
section 
( 
1)of 
section 
3 
of 
theDestructive 
Insects andPestsAct,1914 
( 
2of1914 
),the 
CentralGovernmentherebymakes 
the followingOrderfurtherto 
amendthe PlantQuarantine( 
RegulationofImportintoIndia)Order 
,2003,namely: 


1. 


( 
1 
)This 
Ordermaybe 
called 
thePlantQuarantine ( 
Regulation 
ofImport 
intoIndia 
)( 
second Amendment)Order,2005. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — SEC.3ü)] 


ww 


(2 ) It shall come into force immediately on the expiry of ninety days from the date of its 
publication in the OfficialGazette . 


In Schedule VI attached to the Plant Quarantine (Regulation of Import into India ) Order , 2005, 


against serial number 19 , in column (4 ), for the existing entry, the following entry shall be 
substituted , namely : 


“ Free from 


(a ) Fusarial wilts (Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum ) 


( b ) Black spot (Phomopsis sclerotoides ) 


(c ) Septoria leaf spot ( Septoria cucurbitarum ) 


(d) Cucumber seed - borne virus viz . leaf spot 


(e ) Verticillium albo -atrum 


(i) squash mosaic virus." 


against serial number 22, in column (4 ), against the entry " grape " occurring in column (3) , 


(a ) the existing items “ (i ) China, ( ii ) France, ( iii) Iran , ( iv ) Italy , (v ) New Zealand , (vi) South 

Africa and (vii ) USA” shall be renumbered as items " (i) France, (ii) Iran , (iii) Italy , ( iv ) 
China, ( v ) New Zealand , ( vi ) South Africa and (vii ) USA ; 


(b ) under the entry " ( ii ) France” , after item (e ), the following item shall be inserted , namely: 


" (f) Lobesia botrana ( grape berry moth )” ; 


( c ) Under the entry “ (iii ) Iran ” , after item (a ), the following item shall be inserted , namely: 


(d ) 


" ( b ) Lobesia botrana ( grape berry moth )” ; 
under the entry “ (iv ) Italy”, after item (g), the following itemsshall be inserted , namely : 
" (h ) Lobesia botrana ( grape berry moth )” ; 


(iii) 


against serial number 25, in column (4 ) , 


(a ) for the item “ (i) Maize viruses” , the following item shall be substituted , namely : 


“ (i) Mycospharella zeae-maydis.”; 


[ MT ]I-- 005 3 (ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण । 


. . 


---.. . ---............. 


. . . . . ...... .. .. 


(b ) after entry (i), the following entries shall be inserted , namely : 
" C ). Burkholderia andropogonis 
(k ) Pantoea agglomerans 


(1) 


Pseudomonas fuscaviginae 


* * 


(m ) 
(n) 


Pseudomonas syringae pv .coronofaciens 
Maize chlorotic dwarfmachlovirus."; 


( iv ) 


against serial number 31, in column (4 ), for item (b ), the following items shall be 
substituted , namely : 


" (b ) Pepper viruses viz . mild mosaic , mild mottle 


(c) Peronospora hyoscyami sp . tabacina 


(d ) tomato ring spot virus 


( e ) tomato black ring virus. " 


against serial number 39 , in column ( 5 ) , against entry ( iii ) relating to Stone fruit ( fresh fruits 
for consumption ), the following entries shall be inserted , namely: 


" (a ) Pest- free arca status for ivicuitcitarican fruii fiy ( Ceratitis capitata ) and Cherry 
fruit flies ( Rhagoletis spp ) as per international standards; 


(b ) MB fumigation @ 2 gm /m for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent 
thereof against cherry fruit flies and Mediterranean fruit fly ; or 


( c ) Pre - shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days ; 0 .55°C or below for 11 
days ; 1. 1°C or below for 12 days plus in - transit refrigeration against cherry fruit flies 
and Mediterranean fruit fly " 


(vi ) 


against serial number 43, in column (4 ), after item (d), the following items shall be inserted , 
namely : 


" (e) Peronospora hyoscyami sp . tabacina 
(1) Phoma andigena 
(g) Verticillium albo - atrum 
( h ) Clavibacter michiganensis sub. sp . sepodonicus 
(i) pepino mosaic virus 
( ) tomato aspermy virus 
(k ) tomato black ring virus 
( ) tomato bushy stunt virus 
(m ) tomato ring spot virus." ; 


VM 


(vii ) 


against serial number 44 , in column ( 4 ), against item (i) relating to seeds for sowing , 
mentioned in column ( 3 ) , after item (d ), the following items shall be inserted , namely : 


" ( e ) Verticillium albo- atrum 
(1) squash mosaic virus." 


638 . GE2005 - 3 


vriesinitsrolefor 


. 


. 


... ... 


(ix) 


afterserialnumber341andtheentriesrelatingthereto,thefollowingserialnumbersandentriesshallbeinserted,namely: 


...... 


S.No. 


PlantSpecies 


CategoryofPlant Material 


CountryofOrigin 


SpecialConditionsofImport 


AdditionalDeclarationsrequired tobeincorporatedinto PhytosanitaryCertificate 


(2) 


(3) 


(5) 


(6) 


Lw 


“ 
342 
. 


|Aphelandrasquarrosa 


USA 


Plantsfor propagation 


FreeFromPhytonemuspallidus (strawberrymite) 


Post-entryquarantinegrowingfora periodof45days. 


343. 


(i)Seedsfor sowing 


Ca 
Cabbage 
,Cauliflower 
, 
Kohlrabi 
,Brussels sprouts,Broccoli,Knol Khoi,ChineseCabbage andotherColecrops (Brassicaspp.) 


(i)Netherlands, France ChinaP.R., Korea,DPRKorea ROK,Thailand, Japan,USA, 
Taiwan 
, 
Australia 
, NewZealand 


Freefrom: 

Freedomfromsoilandquarantine (a)Leptosphaeriamaculansweedseeds. 

(blackleg) (b)Pseudomonasviridiflava 

(bacterialleafblightof 

tomato) 
(c)Pseudomonassyringae 
pv. 

maculicola(bacterialbleaf 

spot) (d)Xanthomonascampestris pv.Campestris(blackrot) 


· THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


(ii)Denmark (iii)Italy (i)Europe(except Portugal) 


344. 


Firwood (Abiesspp.) 


(i)Woodwithbark 


Nil 

Freedomfromsoilandquarantine 

weedseeds. Freefrom: 

FumigationwithMethylbromideat48 (a)Ipstypographus(Spruceg.percubicmetrefor24hrs.at21°C barkbeetle) 

andaboveorequivalentthereoforany (b)PityogeneschalcographusothertreatmentapprovedbyPlant 

(Barkbeetle,sixdentated)ProtectionAdvisertotheGovernment (c)Tomicuspiniperda(Beetle,ofIndia.Thetreatmentshouldbe pine) 

endorsedonPhytosanitary.Certificate issuedatthecountryoforigin/re export 


1 st 


1 


PART IISec. 3( )] 


. 


[ 47771 - 905 3 ( ii ) ] 


(ii)NorthAmerica 


(ii)Woodwithout 
bark 


Freefrom: 

FumigationwithMethylbromideat48 (a)Dendroctonusrufipennisg.percubicmetrefor24hrs.at21°C (Spruce 
beetle 
) 

andaboveorequivalentthereoforheat (b)Dioryctriaabietivorellatreatmentat56°C 
(coretemperature 
) 
( 
Fir 
coneworm 
) 

for 
30 
minutes 
or 
any 
other 
treatment (c)DryocoetesconfusesapprovedbyPlantProtectionAdviser 

(WesternbalsambarktotheGovernmentofIndia.The 
beetle 
) 

treatmentshould 
beendorsedon (d)PityokteinessparsusPhytosanitaryCertificateissuedatthe 

( 
Balsamfirbark 
beetle) country 
oforigin/re-export (e)Polygraphus 
rufipennis 

(Foureyed 
sprucebark 

beetle) (f)Tomicus 
piniperda(Beetle, 

pine) (g 
) 
Bursaphenchusxylophilus 

(Pinewoodnematode 
) Freefrom: 

(i)Pest-freeareastatusforCeratitis 
( 
a 
) 
Aspidiotus 
nerii 
( 
aucubacapitata(Mediterraneanfruitfly) 
scale) 

asperinternationalstandardsor.. 
( 
b 
) 
Ceratitis 

capitata (Mediterraneanfruitfly)(ii)MBfumigation@32gm/m3for3 
(c)Pseudomonassyringaepv.12hrsat 
21°Cor 
aboveorequivalent 

Actinidiae(bacterialcanker| 
thereofor 

of 
kiwifruit 
) (d)Pseudomonasviridiflava(iii)Pre-shipmentcoldtreatmentat 

(bacterialleafblightof0°Corbelowfor13days;0.55°Cor 
tomato(USA) 

belowfor14days;1.1°Corbelowfor 18daysplusin-transitrefrigeration againstMediterraneanfruitfly. 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


345. 


Kiwi ( 
Actinidia 
chinensis 
& 
A 
. deliciosa) 


( 
i)Fruits 
for 
consumption 


(i)Italy 


. 


.! 


11 


( 
ii 
) 
Iran 


Nil 


M 


Freefrom 
: (a 
) 
Aspidiotus 
nerii(aucuba scale) ( 
b) 
Pseudomonasviridiflava 
( 
bacterialleaf 
blight 
oftomato 
( 
USA 
) 
Free 
fromPseudomonas viridiflava(Bacterialleafblight oftomato(USA)) 


346. 


( 
i 
) 
Germany 


Safflower 
( 
Carthamus tinctorius 
) 


| 
( 
i 
) 
Seeds 
for 
sowing 


(i)importspermittedsubjecttoprior approvalofDepartmentofAgriculture 
and 
Cooperation. 


Nil 


(ii 
)Grains 
( 
seeds 
) 
forconsuniption 


(ii 
)Australia 
, 
Mexicoand Argentina 


(ii)Freedomfrom 
soiland 
quarantine weed 
seeds 
. Devitalization 
of 
seed 
atthe 
countryof originpriortoexportandthe particularsoftreatmenttobeendorsed onPhytosanitorycertificate. 


347. 


Willows 
( 
Salix 
spp 
) 


Wooden 
logswith 
bark/clefts 


Europe 


Freefrom: (a 
)Saperdacarcharias 

(greaterpoplarlonghorn) (6) 
Saperda 
populnea 

( 
poplar 
borer 
) 
( 
c 
) 
Zeuzera 
pyrina 

( 
woodleopard 
moth) 


(i)FumigationwithMethylbromideat 48gpercubicmetrefor24hrs.at |21°Candaboveorequivalentthereof 

orheattreatmentat56°Cfor30 minutesoranyothertreatment approvedbythePlantProtection AdvisertotheGovernmentofIndia. Thetreatmentshouldbeendorsedon Phytosanitary 
Certificateissuedatthe Country 
ofOrigin 
/ 
re 
- 
export 
. 
: 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Freedomfromquarantineweedsseeds. 


[ 
F 
. 
No 
.8 
- 
5/ 
2004 
- 
PP 
. 
I(PL) 
] 

·ASHISHBAHUGUNA, 
Jt 
. 
Segy 
. Note:ThePlantQuarantine(RegulationofimportintoIndia)Order,2003waspublishedintheGazetteofIndiavideS.O.1322(E)dated18thNovember,2003, subsequentlyamendedvideS.O.167(E)dated6.2.2004,S.0.427(E)dated296March,2004andS.O.644(E)dated31.5.2004, 


PART II- Sec. 3 ü )] 


PrintedbytheManager,Govt.ofIndiaPress,RingFoad,Mayapuri,NewDelhi-110064 

andFublishedbytheControllerofPublications,Delhi-110054. 


